निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 अग्रहायण 1936 ( AO ) 
( सं0 पटना 986 ) पटना, वृहस्पतिवार, 4 दिसम्बर 2014 


गृह (विशेष) विभाग 


अधिसूचना 

4 दिसम्बर 2014 
सं0 ए0 / विविध( क्राई0 मै0) - 53 - 29 / 2010 - 11438 - गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आंतरिक सुरक्षा - I प्रभाग द्वारा निरूपित 
आपदा प्रबंधन योजना, 2013 के आलोक में जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह का गठन किया जाता 
है, जो निम्नवत है : 
(i) जिला पदाधिकारी 

अध्यक्ष 
(ii ) पुलिस अधीक्षक 

सदस्य 
(iii ) आसूचना ब्यूरो के प्रतिनिधि 

सदस्य 
(iv ) उप विकास आयुक्त / अपर जिला दण्डाधिकारी 

सदस्य 
यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

डॉ० परेश सक्सेना, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 986 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


